रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 2292 ] 
No. 2292 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 28052022-236087 


3542 GI / 2022 


CG - DL - E - 28052022-236087 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 27 , 2022 / ज्येष्ठ 6 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , MAY 27 , 2022 / JYAISHTHA 6 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 मई , 2022 


का.आ. 2418 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 723 ( अ ) , तारीख 16 फरवरी 2022 , जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई - 
वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर से एनएच- एनई 04 के कि.मी. 58.820 से कि.मी. 74.195 ( महाराष्ट्र सेक्शन ) तक के भुखंड के 
निर्माण ( चौड़ा करने / छ / आठ लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 09 मार्च 2022 " 
को " इंडियन एक्सप्रेस " ( अंग्रेजी ) और " सकाळ " ( मराठी ) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है 
; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर से एनएच एनई 04 के कि.मी. 58.820 से कि.मी. 74.195 ( महाराष्ट्र 
सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


1 


जिले का नाम : ठाणे 

राज्य का नाम : महाराष्ट्र 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


2 


3 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


तालुक का नाम : अम्बरनाथ 

गांव का नाम : आंबेशिव बु . 


55 / 10P निजी 


218/7 


गांव का नाम : बदलापूर 

निजी 


8P 


3 


निजी 


कृषी 


कृषी 


कृषी 


- 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


5 


0.0556 


0.3236 


0.0238 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


महाराष्ट्र सरकार खाजगी वने , रुचिता 
अशोक जगझाप , अशोककुमार अमल 
भट्टाचार्य , दिनेश रतन पाटील , शुभांगी 
दिनेश पाटील , रईसाबी आयुब खान 
पठाण , अनिकेत रामकुमार गाजरे अ.पा.क 
आई संगीता रामकुमार गाजरे , स्नेहल 
रामकुमार गाजरे , पी . आर . रामास्वामी 
( 55/104 ) 


अविनाश दत्तात्रय पातकर 

( २१८/७ ) 


वैभव श्रीकांत लवाटे , श्रद्धा श्रीकांत 
लवाटे , दिलीप हरिभाऊ लवाटे , भुषण 
श्रीकांत लवाटे , अपर्णा कमलाकर 
लवाटे , अश्विनी संजय गांधी , भगवान 


शिवराम येरेकर , सुनिल शिवराम येरेकर , 
आशिष कमलाकर लव्हाटे 
( ८ पै ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


LO 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


गांव का नाम : दहिवली 


13/2 


5/6 


5/7 


3/2 


गांव का नाम : ढोके 


9/5 


10 / 3P 


10 / 4P 


निजी 

गांव का नाम : जोवेली 

निजी 


30/7 


32/2 


निजी 


74/5 


निजी 


76/7 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


| निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषी 


कृषी 


कृषी 


कृषी 

कृषी 


कृषी 


कृषी 


कृषी 


कृषी 


कृषी 


कृषी 


0.0346 


0.0058 


0.0059 


0.0527 


0.078 


0.0028 


0.0029 


0.0921 


0.0363 


0.1078 


0.0017 


गणेश मधुकर देशमुख , बाबुराव वामन 

यशवंतराव ( देशमुख ) , अशोकवामनराव 
यशवंतराव ( देशमुख ) 

( 13/2 ) 


| भरत दुंदाजी देशमुख , शरद दुंदाजी 

| देशमुख , अनिता संजय 

अधिकारी , आत्माराम ढुंदाजी 


| देशमुख , अलका काशिनाथ 

चौधरी , शांताराम तुकाराम 

| देशमुख , एकनाथ तुकाराम देशमुख 

( 5/6 ) 


मनोहर शंकर देशमुख 

( ५/७ ) 


वाळकु हिरु भोईर 

( ३/२ ) 


शिवाजी तुकाराम भोईर 
( ९ / ५ ) 


| सरिता सेलवन 

( १० / ३ / क ) 


| सरिता सेलवन 

( १० / ४ पै ) 


बाळकृष्ण गजानन थोपटे 
( ३०/७ ) 


| विष्णू रामू केणे , संगीता विष्णू केणे 

( ३२/२ ) 


3 


भरत नारायण पटेल , मे . शुभ डेव्हलपर्स 

संस्था तर्फे भागीदार ईश्वर नारायण पटेल 
( ७४/५ ) 


जनाबाई तानाजी मसणे , ताईबाई कृष्णा 
इरमाळी , द्वारकाबाई कृष्णा 

इरमाळी , लक्ष्मण कृष्णा 


4 


15 76/8 


16 


84 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


कृषी 


कृषी 


कुल 


0.0367 


0.0164 


0.8767 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


इरमाळी , शशिकला बाळाराम 
भोईर , सावित्रीबाई कृष्णा इरमाळी , 

| हरीचंद्र कृष्णा इरमाळी 
( ७६/७ ) 


ईश्वर नारायण पटेल , भरत नारायण 

पटेल , सुरेश नारायण पटेल 

( ७६/८ ) 


संजय गोपालकृष्ण नायक , सरिता 

| सेलवान 

( ८४ ) 


[ फा . सं . NHAI / PIU / Surat ( Expressway ) / 3D1 ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 27th May , 2022 

S.O. 2418 ( E ) . – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S O No. 723 ( E ) dated 16th February 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 
of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / six / eight - laning , etc. ) , maintenance , 
management and operation of Mumbai - Vadodara Expressway Spur to NH - NE4 on the stretch of land from 
Km . 58.820 to Km . 74.195 ( Maharashtra Section ) in the district of Thane in the state of Maharashtra . 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Free Press Journal " ( English ) and 
“ Sakal ” ( Marathi ) both dated 09th March 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Cuthority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


State : MAHARASHTRA 

SI . 

Survey 
Number 

No. 


1 


2 


4 


e 


6 


7 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 58.820 to Km . 74.195 ( Maharashtra Section ) Mumbai - Vadodara Expressway Spur to NH - NE4 , in the 
state of Maharashtra . 


8 


1 


55 / 10P 


Taluk : Ambarnath 

Village : Ambeshiv Bk 


218/7 


8P 


Village : Badlapur 


13/2 


5/6 


2 


5/7 


Village : Dahivali 


Village : Dhoke 


3/2 


9/5 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


SCHEDULE 


District : THANE 

Nature of 
Land 


4 


Agricultural 


Area in 
Hectare 


0.0556 


Agricultural 0.3236 


Agricultural 0.0238 


Agricultural 


Agricultural 0.0346 


0.0058 


Agricultural 0.0059 


Agricultural 0.0527 

Agricultural 


0.078 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 


Maharashtra Government Private 

Forest , Ruchita Ashok 

Jagzap , Ashokkumar Amal 

Battacharay , Dinesh Ratan 
Patil , Shubhangi Dinesh Patil , Raisabi 
Aayub Khan Pathan , Aniket Ramkumar 
Gajare Minor Gaurdiance Mother 
Sangita Ramkumar Gajare , Snehal 
Ramkumar Gajare , P.R.RamaSwami 
55 / 10P 


Avinash Dattatray Patkar 
218/7 


5 


Vaibhav Shrikant Lavate , Shradha 
Shrikant Lavate , Dilip Haribhau 
Lavate , Bhusan Shrikant Lavate , Aprna 
Kamlakar Lavate , Ashwini Sanjay 
Gandhi , Bhagwan Shivram Yerekar , 
Sunil Shivram Yerekar , Ashish 
Kamlakar Lavhate 

8P 


Ganesh Madhukar Deshmukh , Baburao 
Vaman 

Yashvantrao ( Deshmukh ) , Ashok 


Vamanrao Yeshvantrao ( Deshmukh ) 
13/2 


Bharat Dundaji Deshmukh , Sharad 
Dundaji Deshmukh , Anita Sanjay 
Adhikari , Aatmaram Dundaji 
Deshmukh , Alka Kashinath 
Choudhari , Shantaram Tukaram 
Deshmukh , Eknath Tukaram Deshmukh 


5/6 

Manohar Shankar Deshmukh 
5/7 


Valku Hiru Bhoir 

3/2 

Shivaji Tukaram Bhoir 


6 


9 


10 


11 


12 


14 


15 


Village : Joveli 


16 


10 / 3P 


10 / 4P 


13 74/5 


30/7 


32/2 


76/7 


76/8 


84 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 0.0363 


Agricultural 


Agricultural 


0.0028 


TOTAL 


0.0029 


0.0921 


0.1078 


0.0017 


0.0367 


0.0164 


0.8767 


9/5 


Sarita Selvan 

10 / 3 / C 


Sarita Selvan 

10 / 4P 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Balkrushna Gajanan Thopate 

30/7 


Vishnu Ramu Kene , Sangita Vishnu 

Kene 

32/2 


Bharat Narayan Patel , Me . Shub 

Devloapers Partner trust of Ishvar 
Narayan Patel 

74/5 


Janabai Tanaji Masane , Taibai Krushna 
Iramali , Dwarkabai Krushna 

Iramali , Laxman Krushna 

Iramali , Shashikala Balaram 

Bhoir , Savitribai Krushna Iramali , 

Harichandra Krushna Iramali 


76/7 

Ishwar NarayanPatel , Bharat Narayan 

Patel , Suresh Narayan Patel 

76/8 


Sanjay Gopalkrushna Nayak , Sarita 
Selvan 

84 


[ F. No. NHAI / PIU / Surat ( Expressway ) / 3D1 ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

2022.05.28 12:28:16 + 05'30 ' 


